4 


. 


. . 


रजिस्ट्री सं० डी - 2 


REGISTERED No 0 - 222 


भारतको राजपत्र 


ज्यपाजपत 


The Gazette of India 


NAM 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUALISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , शनिवार, अप्रैल 21, 1973 ( वैसाख 1, 1895 ) 
NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 21, 1973 (VAISAKHA 1, 1895 ) 


सं० 16 ] 
No. 16 ] 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
(Separate paging is given to this Part in order that It may be Alcd as a separate compilation ) 


नोटिस 

(NOTICE ) 
नीचेलिखे भारत के असाधारण राजपत्र 2 फरवरी 1973 तक प्रकाशित किये गये हैं : 
The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 2nd February 1973 :-- 


अंक 
Issue 


संख्या और तिथि 
No . and Date 


द्वारा जारी किया गया 

Issued by 


विषय 
Subject 


- शून्य 
- Nil 


ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक , सविल लाइन्स , दिल्ली के नाम मांग -पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । 
मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिए । 

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on indent to the Controller of Publications. Civil 
Lines , Delhi, Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes . 
21GI/ 73 

(451 ) 


452 


THE GAZETTE OF INDIA, APRIL 21, 1973 (VAISAKHA 1, 1895 ) 


[ PART I - SEC . 1 


% 


- 


- 


- 


माग I --- 1 - ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) 

भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम 
न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों , 
विनियमों तथा आवेशों और संकल्पों से 

सम्बन्धित अधिसूचनाएं । 
भाग I खंड 2 - (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) 

भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम 
न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी 
अफसरों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों , 

छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 
भाग I - खर - रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की 

गई विधितर नियमों , विनियमों, आदेशों 

और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 
भाग I — खर --रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की 

गई अफसरों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों , 

छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 
भाग II -- खंड 1 - - अधिनियम , अध्यादेश और 
विनियम . 

. 
भाग II - खेड 2-- -विधेयक और विधेयकों संबंधी 

प्रवर समितियों की रिपोर्ट . . 
भाग II - खंड - उपखर (i )-- - ( रक्षा मंत्रालय 

को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रा 
लयों और ( संप - राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों 
को छोड़कर ) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी 
किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और 
जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें 
साधारण प्रकार के बादेश, उप -नियम 
आदि सम्मिलित है ) 


15 


विषय -सूची 
पृष्ठ 

पृष्ठ 
भाग II -- - खंड 3 - - उपखंड (ii ) - - ( रक्षा मंत्रा 

लय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों 

और ( संघ- राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को 

छोड़कर ) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि 
451 

के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए 
आदेश और अधिसूचमाएं . 

1585 
माग II - खंड 4 - - रक्षा मंत्रालय द्वारा अधि 
सूचित विधिक नियम और आदेश 

135 
भाग III --- खंड 1 - - महालेखा परीक्षक , संघ लोक 
609 

सेवा आयोग , रेल प्रशासन , उच्च न्यायालयों 

और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न 

कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . 579 
माग III - - खंड 2 - - एकस्व कार्यालय , कलकत्सा 

द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस 153 

भाग III - - खंर 3 -- -मुख्य आयुक्तों द्वारा या 
453 उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं 

17 
भाग III - खेर --- विधिक निकायों द्वारा जारी 

की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधि 
सूचनाएं, आदेश , विज्ञापन और नोटिसें 
शामिल है 

1241 
माग IV - - गैर- सरकारी व्यक्तियों और गैर 

सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा मोटिसें . 
पूरक संख्या 16 - - 
14 अप्रैल , 1973 को समाप्त होने वाले सप्ताह 
की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट . 

483 
24 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले सप्ताह 

के दौरान भारत में 30, 000 तथा उससे 

अधिक आबादी के शहरों में जम्म तथा बड़ी 
819 बीमारियों से हुई मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े . 

495 
CONTENTS 
PAGE PART II _ SECTION 3. - SUB.- SEC . ( ii ) - Statutory 

Orders and Notifications issued by the 
Ministries of the Government of India 
( other than the Ministry of Defence ) and 

by the Central Authorities ( other than the 
451 

Administrations of Union Territories ) . . 1585 
PART II _ SECTION 4. - Statutory Rules and Orders 

notified by the Ministry of Defence 
PART III _ SECTION 1 , - Notifications issued by the 

Auditor General, Union Public Service 
Commission, Railway Administration, High 
Courts and the Attached and Subordinate 

Offices of the Government of India 
PART III - SECTION 2 .-- - Notifications and Notices 

issued by the Patent Offices, Calcutta . . 153 
PART III - SECTION 3 .-- - Notifications issued by or 

under the authority of Chief Commis 

sioners 
PART III - SECTION 4. — Miscellaneous Notifications 

including Notifications, Orders, Advertise 
ments and Notices issued by Statutory 

Bodies 
Part IV - Advertisements and Notices by Private 

Individuals and Private Bodies 
SUPPLEMENT Nc . 16 
Weekly Epidemiological Reports for week ending 
14th April, 1973 

483 
Births and Deaths from Principal diseases in 

__ twons with a population of 30 , 000 and 

over in India during week ending 
819 24th March 1973 . . 

495 


135 


609 


579 


PART I . SECTION 1.. - Notifications relating to Non - 

Statutory Rules, Regulations, Orders and 
Resolutions issued by the Ministries of tho 
Government of India ( other than the 
Ministry of Defence ) and by the Supreme 

Court 
PART I — SECTION 2 . — Notifications regarding Ap 

pointments , Promotions. Leave etc . of 
Government Officers issued by the Minis 
tries of the Government of India ( other 
than the Ministry of Defence ) and by the 

Supreme Court . . . 
PART I _ SECTION 3.. - Notifications relating to Non 

Statutory Rules, Regulations, Orders and 
Resolutions issued by the Ministry of 
Defence 

. . 

. . 
PART I - SECTION 4. - Notifications regarding Ap 

pointments, Promotions , Leave etc . of 

Omcers issued by the Ministry of Defence . 
Part II — SECTION 1. - Acts, Ordinances and Regu 

lations 
Part 11 - SECTION 2 .- - Bills and Reports of Sclect 

Committees on Bills 
PART II - SECTION 3. - SUR.SEC. ( i) -- General Sta . 

tutory Rules (including orders, byc-laws 
ctc. of general character) issued by the 
Ministries of the Government of India 
(other than the Ministry of Defence ) and 
by Central Authorities (Other than the 
Administrations of Union Territories . . 


PART I - SEC . I ] 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 21, 1973 (VAISAKHA 1, 1895 ) 


453 


भाग 1 - खण्ड 1 
PART I - SECTION 1 


( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तपा 

आवेशी और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
Notifications relating to Non - Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued 
by the Ministries of the Government of India ( other than the Ministry of Defence) and by the 

Supreme Court] 


इस्पात और पान मंत्रालय 

( खान विभाग ) 
नई दिल्ली , दिनांक 10 अप्रैल 1973 

आदेश 
सं० एस० सी० (III )/- 3 ( 12 )/ 72: - - 27 जनवरी , 
1973 के राजपत्र के भाग 1 खण्ड 1 में प्रकाशित इस्पात 
और खान मंत्रालय ( इस्पात विभाग ) के दिनांक 11 
जनवरी, 1973 के आदेश सं० एस० सी० (III ) - 3 ( 12 ) / 
72 में आर्थिक संशोधन करते हुए भारत सरकार ने फैसला 
किया है कि निम्नलिखित भी लोहा तथा इस्पात सलाहकार 
परिषद् के सदस्य होंगे :-- - 


योजना मंत्रालय 

सांख्यिकी विभाग 
नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल 1973 
सा० सां० नि० सं०: - - औद्योगिक आंकड़ों के सुधार 
हेतु सांख्यिकी विभाग की दिनांक 23 दिसम्बर , 1971 
की अधिसूचना सं० एम०- 1301 3/ 1/ 71 रा० न० सर्वे० 
1 द्वारा गठित स्थायी समिति एतदद्वारा विघटित की जाती 
है । उक्त स्थायी समिति द्वारा किए जा रहे निम्नलिखित 
कार्य राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की शासी परिषद 
को सौंपे गये हैं : --- 
( क ) उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के संबंध में विस्तार , 

व्याप्ति , संकल्पना, परिभाषाओं , तकनीकी . 

कार्य विधि , आदि की जांच करना ; 
( ख ) वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण की अनुसूचियों की 

जांच करना , साथ- ही - साथ प्रायोक्ताओं की 
सारणीकरण आवश्यकताओं, क्षेत्रीय कार्य 
और सारणीकरण के लिए साधन , एवं कार्य 
भार के लिए मानकों की जांच करना ; 
और 
लघु उद्योग सैक्टर को सम्मिलित करते हुए 
औद्योगिक आंकड़ों के संग्रहण साथ ही सारणी 
करण एवं विश्लेषण के लिए सुधरी तकनीकों को 
विकसित करना । 

ह० ल० कोहली , अवर सचिव 


क्रम सं० 2 के पश्चात् 
" 2क ., स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड , नई 

दिल्ली के दो प्रतिनिधि 
क्रम संख्या 33 में , 

" श्री राज कुमार शराफ , 
निदेशक , मैटल एण्ड मिनरल कारपोरेशन प्राइवेट 
लिमिटेड , 
1 अंसारी रोड , 
नई दिल्ली । " 


एम० एल० घोष , अवर सचिव 


योजना आयोग 
नई दिल्ली-1, दिनांक 1 मार्च 1973 
सं० सं० टी० एण्ड सी0/ 11 ( 2 ) / 73 : - ~-सीमा सड़क 
समिति , जिसका गठन योजना आयोग के संकल्प संख्या टी० 
एण्ड सी० 11 ( 6 )/ 70 दिनांक 6 जुलाई , 1970 के अधीन 
किया गया था , के अध्यक्ष श्री एस० के० मुकर्जी के आकाश 
वाणी में स्थानान्तरित हो जाने पर , उनके स्थान पर डा० 
एम० के० गंगोली सलाहकार कार्य करेंगे । 


औद्योगिक विकास मंत्रालय 
नई दिल्ली, दिनांक अप्रैल 1973 
सं० एस० एस० आई० ( 1)- 17 ( 3)/ 72: - औद्योगिक 
विकास मंत्रालय के दिनांक 7 जुलाई, 1972 के संकल्प 
संख्या एस० एस० आई० ( 1 ) - 17 ( 3 )/ 72 जिसके द्वारा 
लघु उद्योग बोर्ड का पुर्नगठन किया गया था में बोर्ड के 
सदस्यों की सूची में निम्नलिखित नाम जोड़े जांये : 


31. श्री शशि भूषण , 

सदस्य , लोक सभा , 
7, नार्थ एवेन्यु , 
नई दिल्ली । 


ज्ञानेन्द्र नाथ गुप्त, उपसचिव 


454 THE GAZETTE OF INDIA, APRIL 21, 1973 (VAISAKHA 1 , 1895 ) [ PART I - SEC. 1 
32. श्री सी० के० जफर शरीफ , 

9. महानिदेशक , भारतीय कृषि अनुसंधान सदस्य 
सदस्य , लोक सभा , 

परिषद 
70 , वैस्टर्न कोर्ट , 

10. सचिव , खाद्य 
नई दिल्ली , । 

11. सचिव , सामुदायिक विकास तथा सह 
33. श्री राजाराम दादा साहेब निम्बाल्कर, 

कारिता मंत्रालय 
सदस्य , लोक सभा, 

12. हिन्दी सलाहकार , गृह मंत्रालय 
7, मीना बाग , 

1 3. अवर सचिव ( उत्पादन ) , कृषि विभाग 
नई दिल्ली - 11 । 

14. अपर सचिव ( समन्वय ) , कृषि विभाग 
34. श्री सी० टी० दण्डपाणी, 

15. संयुक्त सचिव , प्रभारी हिन्दी , कृषि 
सदस्य , लोक सभा , 

विभाग 
67, नार्थ एवेन्यू 

16. संयुक्त सचिव, प्रभारी हिन्दी , खाद्य 
नई दिल्ली । 

विभाग 
35. श्री नारायण प्रसाद चौधरी , 

17. संयुक्त सचिव , प्रभारी हिन्दी , सामु 
सदस्य , राज्य सभा , 
136, नार्थ एवेन्यू 

दायिक विकास तथा सहकारिता विभाग 
नई दिल्ली - 1 । 

18. उप सचिव ( प्र० सं० ) कृषि विभाग 

सचिव 
36. श्री नवल किशोर, 

19. वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी, कृषि विभाग संयुक्त सचिव 
सदस्य , 

2. कृत्य : 
राज्य सभा , 

समिति कृषि मंत्रालय , भारत सरकार को मंत्रालय के 
63, नार्थ एवेन्यू , 

काम काज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग तथा उससे सम्बन्धित अन्य 
नई दिल्ली । 

प्रासंगिक मामलों में सलाह देगी । 
पी० के० एस० अय्यर , अवर सचिव . 3. कार्य काल : 

समिति के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः समिति के 

प्रथम गठन की तिथि से तीन वर्ष होगा बशर्ते कि : - - 
कृषि मंत्रालय 

( एक ) धारा 1 के अन्तर्गत नामित सदस्यों के 
( कृषि विभाग ) 

संसद के सदस्य के सदस्य न रहने पर उनकी समिति 
नई दिल्ली, दिनांक 5 अप्रैल 1973 

की सदस्यता भी समाप्त हो जायेगी ; 
संकल्प 

( दो ) समिति के पदेन सदस्य तब तफ सदस्य बनें 

रहेंगे, जब तक कि वे उन पदों पर आरूढ़ रहे , 
सं० 2- 3-/ 73-हि० नी० अ० - कृषि मंत्रालय के कार्य 

जिन पर होने के कारण वे समिति के सदस्य है ; 
के स्वरूप तथा ग्रामीण जनता पर उसके प्रभाव को देखते 
हुए , यह आवश्यक है कि राजभाषा अधिनियम और गृह 

( तीन ) यदि किसी सदस्य के त्याग-पत्र , मृत्यु आदि 
मंत्रालय द्वारा समय - समय पर जारी किये गये अनुदेशों के 

के कारण कोई रिक्ति होती है तो , इस रिक्ति 
अनुसार संघ सरकार की राजभाषा हिन्दी का मंत्रालय के काम 

पर नियुक्त सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल 
काज में अधिकाधिक प्रयोग किया जाये । सरकारी काम काज के 

की शेष अवधि तक के लिये ही सदस्य रहेगा । 
संचालन में इस मंत्रालय को हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के 

4. गणपूर्ति : 
सम्बन्ध में सलाह देने के लिये , एतदद्वारा सफल्प किया 

समिति की बैठकों के लिये गणपूर्ति समिति की कुल 
जाता है कि कृषि मंत्रालय के लिये एक कृषि मंत्रालय हिन्दी 

संख्या का एक तिहाई होगी । 
सलाहकार समिति गठित की जाये । समिति की संरचना 

5. सामान्य : 
और कार्य - कलाप निम्न प्रकार होगे : ---- 

. ( 1 ) समिति अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित कर 
1. संरचना 

सकती है और समय -समय पर आवश्यकता 
1. राज्य मंत्री, भार साधक हिन्दी 

अध्यक्ष 

नुसार अपनी बैठकों में उपस्थित होने के लिये 

विशेषज्ञों को निमंत्रित कर सकती है । 
2- 5. लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामित 
लोक सभा के 4 सदस्य 

सदस्य 

( 2 ) समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा । 
6 - 7. राज्य सभा के सभापति द्वारा नामित 

आवेश 
राज्य सभा के दो सदस्य 

सदस्य 

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक - एक 
8. सचिव, कृषि 

सदस्य 

प्रति समस्त राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों , प्रधान 


PART I - - SEC. 1] 


THE GAZETTE OF INDIA, APRIL 21, 1973 ( VAISAKHA 1, 1895 ) 


455 


मंत्री सचिवालय , मंत्रिमंडल सचिवालय , संसद कार्य विभाग 
लोक सभा सचिवालय , राज्य सभा सचिवालय , योजना आयोग, 
राष्ट्रपति सचिवालय , नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक , 
मुख्य वेतन तथा लेखा अधिकारी और भारत सरकार के 
समस्त मंत्रालययों को भेज दी जाये । 

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प सामान्य 
जानकारी के लिये भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित 
कर दिया जाये । 

चन्द्रभान बड़गूजर, उप -सचिव 


71-जी० ए० 3 जुलाई, 1972 के आंशिक संशोधन के बतौर उक्त 
संकल्प में निम्नलिखित संशोधन करने के लिए राष्ट्रपति ने 
सहर्ष निदेश दिया है : 
बतौर मद ख में निम्नलिखित जोड़े : 

__ बरिष्ठ उपाध्यक्ष - संचार उप -मंत्री " 
( 2 ) मौजूदा मद " ख " और " ग " की संख्या क्रमशः 
____ “ ग ” और “घ ” डालें । 
( 3 ) फिर से डाली गई संख्या वाले मद "ग " में , 
(i ) “ अध्यक्ष , डाक -तार बोर्ड, उपाध्यक्ष " के स्थान 

पर “ अध्यक्ष , डाक -तार बोर्ड – अवर उपा 

ध्यक्ष पढ़ा जाए । 
( ii ) “ छः प्रतिनिधि राज्य सरकारों से बारी-बारी 

से " के स्थान पर " प्रत्येक राज्य सरकार 
का एक प्रतिनिधि " पढ़ा जाए । 
( सी० एन० रामचन्दानी ) , सदस्य (प्रशासन ), 

और 
भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव । 


शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय 

(शिक्षा विभाग ) 
नई दिल्ली, दिनांक अप्रैल 1973 

संकल्प 
( संकल्प सं० एफ० 6- 41/ 69 आई० एल० 11 दिनांक मई , 
1969 का शुद्धि पत्र ) । 

सं० एफ . 15- 4/ 72 एल - 1 - -तखकी - ए -उर्दू में अतिरिक्त 
सदस्यों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों के निम्नलिखित नाम , 
उपरोक्त संकल्प के पैरा 4 के मद ( xvii ) के नीचे लिख 
दिए जाएं । 
( xviii ) श्रीमती हबिबुन्निसा 

वेगम , 
प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष 
मैसूर विश्वविद्यालय , 

मैसूर , । 
( xix ) हकीम एस० कमरुल हसन , 

मुख्य सम्पादक दैनिक नदीम , 

भोपाल । 
( xx ) श्रीमती एस० जेड० अहमद , 

निदेशक , स्कूल शिक्षा ( लड़कियां ) , 

जम्मू और काश्मीर सरकार । 
संकल्प के अन्य अंश अपरिवर्तित ही रहेगें । 

मावेश 
यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपियां 
सख की -ए -उर्दू के सभी सदस्यों ; अध्यक्ष , विश्वविद्यालय अनु 
दान आयोग ; सभी कुलपतियों ; निदेशक केन्द्रीय हिन्दी निदे 
शालय , प्रधानमंत्री , सचिवालय ; योजना आयोग , संसद कार्य 
विभाग , लोकसभा सचिवालय , राज्य सभा सचिवालय , तथा 
सभी मंत्रालयों एवं विभागों को भेज दी जाए । 

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत 
के राजपत्र में सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए । 

. तरुण रे, उप सचिव 


आवेश 
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य 
सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति 
निम्नलिखित को भेजी जाए : 

( 1 ) परिषद् के अध्यक्ष , वरिष्ठ उपाध्यक्ष , अन्य सदस्य 

___ और सदस्य संगठन । 
( 2 ) सभी सक्लें , टेलीफोन जिलों और प्रशासनिक 

कार्यालयों के अध्यक्ष । 
महालेखापाल , डाक - तार , दिल्ली तथा सभी निदेशक 

उप-निदेशक , डाक -तार लेखा परीक्षा तथा लेखा । 
( 4 ) डाफ -सार निदेशालय के सभी अधिकारी/ अनुभाग । 

प्रभात कुमार मिश्र, सचिव , 

डाक -तार बोर्ड । 


रेल मंत्रालय 

( रेलवे मोर्ड ) 
___ नई दिल्ली, दिनांक अप्रैल 1973 
सं० 72/ आर० ई०/ 161/ 23 -- रेल लाइनों और परिसरों 
के सभी उपयोगकर्ताओं की सामान्य सूचना के लिए एतद् 
दवारा अधिसूचित किया जाता है कि बम्बई मण्डल के विरार 
बलसाढ़ खण्ड ( 60 से 167 कि० मी० ) पर 7 अप्रैल , 
1973 को अथवा उसके बाद 2 . 2 के० बी० ए० सी० वाले 
ऊपरी कर्षण तारों में बिजली चालू कर दी जायेगी और उसी 
तारीख से ऊपरी कर्षण लाइन हर समय के लिए 
बिजलीयुक्त मानी जाएगी कोई भी अनधिकृत व्यक्ति उक्त 
ऊपरी कर्षण लाइन के पास नहीं जायेगा और न ही उसके 
आस-पास काम करेगा । 


संचार मंत्रालय 

सक -तार मोर्ड 
नई दिल्ली - 110001, दिनांक 23 नवम्बर 1972 

संकल्प 
सं० 11/ 2/ 71 केन्द्रीय डाक - तार सलाहकार 
परिषद से सम्बन्धित भारत सरकार के संकल्प सं० 11/ 2 / 


456 

THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 21, 1973 (VAISAKHA 1, 1895 ) (Pari 1— Sec . 1 
सं० 72/ आर० ई०/ 16 1/ 23 - -- जनसाधारण के सूचनार्थ 

• भम और पुनर्वास मंत्रालय 
अधिसूचित किया जाता है कि पश्चिम रेलवे के बम्बई मण्डल 

( श्रम और रोजगार विभाग ) 
के विरार- बलसाढ़ खण्ड पर 25 के० वी० ए० सी० विद्युत् कर्षण 
चालू करने के सम्बन्ध में अत्यधिक ऊंचाई तक लदे डिब्बों 

नई दिल्ली , दिनांक 12 अप्रैल 1973 
को बिजली युक्त कर्षण तारों को छूने या खतरानाक रूप 
से उनके निकट आने से रोकने के उद्देश्य से सभी समपारों 

संकल्प 
पर सड़क की सतह से 4. 673 मीटर ( 15 - 4 ") की 

सं० डी०जी०ई०टी० - 200 ( 11 ) / 72-ई०ई०-I-- - भारत 
स्पष्ट ऊंचाई पर ऊंचाई मापक लगा दिये गये हैं । जनता के राजपत्र असाधारण भाग-I, खंड- 1 , दिनांक 19 दिसम्बर , 
को एतत्- द्वारा सूचित किया जाता है कि वे वाहनों का 1970, में प्रकाशित भारत सरकार के संकल्प संख्या एम० 
लवान करते समय ऊपर बतायी गयी ऊंचाई को ध्यान में 

पी०- 10 ( 100 )/ 69, दिनांक 19 दिसम्बर, 1970 द्वारा 
रखें और यह सुनिश्चित करें की सड़क वाहनों द्वारा ले जाये स्थापित समिति की अवधि , जो संकल्प संख्या डी०जी० 
जाने वाले भार से किसी भी हालत में ऊंचाई मापको का ई० टी - 200 ( 11 ) / 72-ई०ई० - 1, दिनांक 24 फरवरी, 1973 
उल्लंघन न हो । 

द्वारा 15 अप्रैल, 1973 तक बढ़ा दी गई थी , एतदद्वारा 
अत्यधिक ऊंचाई तक भार लादने में निम्नलिखित 

और आगे 15 मई, 1973 तक बढ़ाई जाती है । 
खतरे हैं : - - 
1. ऊंचाई मापक को खतरा और इसके परिणामस्वरूप 

आदेश 
सड़क तथा रेलवे लाइन पर बाधा । 

आवेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपन्न 
2. ढोये जाने वाले सामान या उपस्कर अथवा स्वयं के भाग -I, खण्ड- 1 में प्रकाशित किया जाए । 
वाहन को खतरा । 

आवेश दिया जाता है कि संकल्प की एक - एक प्रति भारत 
3. बिजलीयुक्त कण्डक्टरों से छु जाने या खतरनाक 

सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों , राज्य सरकारों/ संघीय 
रूप से उनके निकट आ जाने के कारण आग 

क्षेत्रों तथा अन्य सभी संबंधित पक्षों को भेजी जाए । 
लगने का खतरा और जीवन को जोखिम । 
एच० एफ० पिंटो, सचिव , रेलवे बोर्ड 

ईश्वर चन्द्र, संयुक्त सचिव 


PLANNING COMMISSION 


New Delhi, the 1st March 1973 
No. T & C / 11 ( 2 ) / 73. ---The Border Roads Committce which 
was set up vide Planning Commission s Resolution No . 
T & C / 11 ( 6 ) / 70 , dated 6 - 7 - 1970 will be headed by Dr. M . K . 
Ganguli, Adviser , vice Shri S. K . Mukherjec . transferred to 
All India Radio . 

G . N . GUPTA, Dy . Secy . 


MINISTRY OF STEEL AND MINES 

( Department of Steel) 
New Delhi, the 9th April 1973 

ORDER 
No. SC ( III ) - 3 ( 12 ) / 72.. - In pertial modification of Ministry 
of Steel and Mines (Department of Steel) Order No, SC ( iii) 
· 3 ( 12 ) / 72 , dated 11 - 1 - 73 published in the Gazette of India , 
Part I Section 1 , dated the 27th January , 1973 , the Govern 
ment of India has decided that the following will also be 
members of the Iron & Steel Advisory Council : 
After S. No. 2, 
" 2A , Two representatives of Steel Authority of India 

___ Ltd., New Delhi. " 
At S. No . 33 , 
"Shri Raj Kumar Shroff , Director , Metal & Mineral Cor 
poration Private Lid ., 1 , Ansari Road , New Delbi." 

. M . L . GHOSH , Under Secy . 


MINISTRY OF PLANNING 

( Department of Statistics ) 


New Delhi, the 2nd April 1973 
G . S. R. NO. M -13013 / 1 / 73 - NSS.I. - The Standing Committee 
for Improvement of industrial Statistics constituted vide the 
Department of Statistics Notification No . M - 13013 / 1 / 71 / 
NSS.I , dated the 23rd December 1971 is hereby dissolved , 
The following functions which were being performed by this 
Standing Committeo arc entrusted to the Governing Council 
of the National Sample Survey Organisation : 
( a ) to examine the scope , coverage, concepts, definitions , 

technical procedures etc. relating to the Annual Sur 
vey of Industries; 


(b ) to examine the Annual Survey of Industries schedules 

vis - a - vis tabulation requirements of users , resources 
for field - work and tabulation, and norms of work 

load ; and 
( c ) to develop improved techniques for collection as well 

as tabulation and analysis of Industrial Statistics 
including small scale sector . 


MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT 

New Delhi , the 2nd April 1973 
No. SSI ( I) - 17 ( 3 ) / 72 —In the Ministry of Industrial Deve 
lopment Resolution No . SSI ( I ) -17 ( 3 ) / 72. dated the 7th July , 
1972 under which the Small Scale Industrics Board was re 
constituted , the following may be included in the list of mem 
bers of the Board : 
31 . Shri Shashi Bhushan, Member , Lok Sabha, 7 , North 

Avenue , New Delhi. 
32. Shri C , K . Jaffer Sharief, Member, Lok Sabha, 70 , 

Western Court, New Delhi . 
33 . Shri Rajaram Dadasaheb Nimbalkar . Member , Lok 

__ Sabha , No . 7 , Meena Bagh , New Delhi -11. 
34 . Shri C . T . Dhandapani, Member, Lok Sabha, 67 , 

North Avenue, New Delhi, 


H . L , KOHLI, Under Secy. 


PART I- SEC . 11 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 21, 1973 (VAISAKHA 1, 1895 ) 


457 


TINTO 


35 . Shri Narayan Prasad Chaudhari. Member , Rajya 

Sabha, 136 , North Avenue , New Delhi- 1 . 
36 . Shri Nawal Kisbore , Member, Rajya Sabha , 63 , North 
Avenue , New Delhi. 

P . K , S , IYER , Under Secy . 


IV . QUORUM : 

The quorum for the mçelings of the Samitį shall bo 1/ 3 
of total membership of the Samiti, 
V . GENERAL : 
( 1 ) The Committee may co - op additional members and 

invite experts to attend its mcctings as may be neces 

sary from time to time. 
(2 ) The head - quarters of the Committee shall be at New 
Delhi. 

ORDER 
ORDERED that a copy of this Resolution be communicated 
to all State Governments and Union Territory Administrar 
tions, Prime Minister s Secretariat, Cabinet Sectt. Department 
of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha 
Secretariat, Planning Commission , President s Secretariat. 
Comptroller and Auditor General, Chief Pay & Accounts 
Officer and all Ministries and Departments of the Governmeni 
of Todia , 

ORDERED also that the Resolution bc published in the 
Gazette of India for general information . 

C . B . BUDGUJAR , Dy . Secy . 


MINISTRY OF AGRICULTURE 

(Department of Agriculture ) 
New Delhi-110001, the Sth April 1973 

RESOLUTION 
No . 2 - 3 / 73 - H . N . A . - Considering the nature of the work of 
the Ministry of Agriculture , and its impact on the rural popu 
lation , it is necessary that the Union Official Language, Hindi 
is progressively used in the affairs of the Ministry in accor 
dance with the Official Languages Act and instructions issued 
by the Ministry of Home Affairs from time to time. To 
advise this Ministry on progressivc use of Hindi in the tran 
saction of official business, it is hereby resolved to constitute 
a Hindi Advisory Committee ( Krishi Mantralaya Hindi Salah 
kar Samiti ) for Agriculture Ministry . The composition and 
functions of the Committee shall be as follows : 
I, COMPOSITION : 

Chairman 
1. Minister of State , Incharge Hindi work 

Members 
2 - 5, Four Members of Lok Sabha nominatod by the 

Speaker . 
6 – 7 , Two Members of Rajya Sabha nominated by the 

Chairman , Rajya Sabha . 
8 . Secretary, Agriculture , 
9 . Director General, Indian Council of Agricultural 

Research 
10 . Secretary, Food . 
11, Secretary , Community Development & Coopn , 
12 . Hindi Adviser, Ministry of Home Affairs , 
13. Additional Secretary ( P ), Deptt. of Agriculture . 
14 . Additional Secretary ( C ) , Deptt . of Agriculture . 
15 . Joint Secretary , Incharge Hindi work , Deptt, of Agri. 
16 . Joint Secretary , Department of Food . 
17 . Joint Secretary , Department of Community Dev . & 
Coopn 

Secretary 
18. Deputy Secretary (A .C .) . 

Joint Secretary 
19 . Senior Hindi Officer , 
II. FUNCTIONS : 

The Samiti shall advise the Government of India , Ministry 
of Agriculture on matters of policy pertaining to the pro 
gressive use of Hindi in the affairs of the Ministry and any 
matters ancilliary and incidental to the above 
IJI, TENURE : 

The tenure of the members of the Samiti ghall ordinarily 
be three years from the date of its first composition provided 
that : 

( i ) a member nominated under clause I shall cease to 

be a member of the Samiti as soon as he ceases to 

he a Member of Parliament; 
( 11) the ex -officio members of the Samiti shall continue 

as members so long as they hold the office by virlue 

of which they are members of the Samiti; 
( ili) if a vacancy arises on the Samiti due to resignation , 

death , etc . of a member , the member apponited in 
that vacancy shall hold office for the residue of the 
tenure of three years 


MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE 

(Department of Culture ) 
New Delhi, the 7th April 1973 

RESOLUTION 
( Chrrigendum to Resolution No . 7 , 6 -41 / 69 - JLJI, 

dated May 1969 ) 
No. F . 15 - 4 / 72 - L .I. - The undermentioned names of the 
persons who have been appointed additional members of the 
Tarraqui-e - Urdu Board may be added below ſtem ( xvii ) in 
para 4 of the resolution mentioned above : 
( xviii ) Shrimati Habeebunnisa Pegum , Professor and Head 

of the Department, University of Mysore , Mysore . 
(xix ) Hakim S. Qamarul Hasan , Chief Editor Daily 

Nadeem , Bhopal 
( xx ) Mrs . S . Z . Ahmed Director, School Education 

(Girls ) Government of Jammu & Kashmir. 
Other contents of the Resolution remain unchanged . 

ORDER 
ORDERED that copies of the Resolution he communicated 
to all members of the Tarraqui-e -Urdu Board : Chairman , 
University Grants Commission ; A11 Vice Chancellors ; Direc 
tor , Central Hindi Directorate ; Prime Minister s Secretariat: 
Planning Commission ; Department of Parliamentary Affairs ; 
Lok Sabha Secretariat ; Rajya Sabha Secretariat; and all State 
Government s ; Ministries and Department of the Government 
of India , 

ORDERED also that the Resolution be also published in the 
Gazette of India for information , 

TARUN ROY , Dy . Secy. 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

( Posts and Telegraphs Board) 
New Delhi- 110001, the 23rd November 1972 

RESOLUTION 
No. 11 / 2 / 71-GAZIn partial modification of the Resolution 
of the Government of India , No . 11 / 2 / 71-GA , dated the 3rd 
July 1972 , regarding constitution of the Central Posts and 
Telegraphs Advisory Council the President is pleased to 
direct the following amendments to be made to the said 
Resolution : 
( 1 ) Insert the following as Item B : 
" Senior Vice Chairman - Deputy Minister for Com . 

munications." 
( 2 ) Renumber the cxisting items " P " and " C " as " C " 

and " D " respectively . 


458 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 21, 1973 (VAISAKHA 1, 1895 ) 


[PART 1 Sec . 1 


crected at all the level crossings with a clear helhgt of 4 .673 
metres ( 15 - 4 " ) abovo road level with a viow to prevent loads 
of excessive height from coming into contact for dangerous 
proximity to live traction wires. Public are hereby notified 
to observe the height specified above for the purpose of load 
ing vehicles and to see that the loads carried in road vehicles 
do not infringe the height gaugos under any circumstances . 


( 3 ) In item C , A3 renumbered , 

(i) for " Chairman , P & T Board as Vice Chairman " 

read " Chairman , P & T Board - Junior Vice 

Chairman ." 
( ii ) for “ Six representatives of State Governments 

by rotation ” read " Onc representative of each 
State Government, 
D . N . RAMCHANDANI. Member ( Admn.) & 

Ex- Officlo Jt . Sccy . 

ORDER 
ORDERED that the Resolution be published in the Gazette 
of India for general information . 

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicat 
ed to : 
( 1 ) Chairman, Senior Vice Chairman , other Members 

and Member Organisations of the Council . 
(2 ) All Hçads of Circles / Telephone Districts and Admi 

nistrative Offices, 
( 3 ) Accountant General, P & T Delbi and all Directors 

and Deputy Directors, Audit and Accounts, P & T . 
( 4 ) All Officers /Sections of the P & T Directorate . 

P . K . MISRA , Secy ., P & T Board 


The dangers of a load of excessive height are as follows : 
1. Danger to the height gauge and consequent obstruc 

tion to the road as well as the Railway Line . 
2 . Danger to the materials or equipment carried or the 

vehicle itself , 
3 . Danger of fire & risk of life due to tho contactos 

dangerous proximity to the live conductors, 


H . F , PINTO , Secy ., Rly . Boari 


MINISTRY OF RAILWAYS 

(Rallway Board ) 

New Delhi, the 7th April 1973 
No, 72/ RE / 161/ 23, — It is hereby notified for the general 
information of all users of Railway lines and premises that 
the Overhead traction wires will be energised on 2 .2 KV AC 
on or after 7 -4 - 1973 in the section Virar- Bulgar of Bombay 
Division (Kms. 60 to 197 ) and from the same date , the over 
head traction line shall be treated as live at all times and no 
unauthorised persons shall approach or work in the proximity 
of it. 

No. 72 / RE / 161 / 23. - It is notified for information of Gene 
ral Public that in connection with the introduction of 25 KV 
AC Electric Traction , over the section Virar- Bulsar of Bom 
bay Division of the Western Railway, Height Gauges have been 


MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION 

(Department of Labour and Employmont) 
New Delhi-10001, the 12th April 1973 

RESOLUTION 
No, DGET - 200 ( 11) /72- EE1, — The term of the Committee 
set up by the Government of India Resolution No . MP- 10 
(110 / 69 , dated the 19th December, 1970 , published in the 
Gazette of India Extraordinary Part- 1, Section - 1 , dated the 
19th December , 1970 , and extended up to the 15th April, 1973 
vide Resolution No, DGET - 200 ( 11 ) / 72- Eei, dated the 24th 
February , 1973 is hereby further extended up to the 13th 
May, 1973 . 

ORDER 
ORDERED that the Resolution be published in the Gazette 
of India , Part -I , Section - 1 . 

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated 
to all Ministries /Departments of the Government of India , 
State Governments / Union Territories and all others concerned . 

ISHWAR CHANDRA , Jt. Socy . 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , FARIDABAD 
AND PUBLISHBD BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973 


